PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT . 8 , 2009 ( BHDR. 17, 1931 SAKA) 


593 


गृह विभाग 


दिनांक 26 अगस्त , 2009 


संख्या 16/ 20 / 2009-4एच० जी० I-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2), की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 के नीचे वर्णित जिला के स्थानीय क्षेत्र को 
“ शामिल करते हुए, उसके खाना 3 के नीचे वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से उसे निकालते हुए, उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित 
जिला पंचकूला में नया पुलिस थाना अर्थात् मनसा देवी.कम्पलैक्स, पंचकूला बनाने की घोषणा करते हैं : 


अनुसूची 


क्रम 

अन्तरित किये जाने वाला गांव / 
संख्या . स्थानीय क्षेत्र 


पुलिस थाना जिसमें से 
स्थानीय क्षेत्र निकाला 
जाना है 


नया पुलिस थाना जिसमें 
स्थानीय क्षेत्र शामिल 
किया जाना है 


1 


2 


3 


4 


गांव / स्थानीय क्षेत्र 


तहसील 


जिला 


सैक्टर -1 , मनसा देवी कम्पलैक्स 


पंचकूला 


पंचकूला 


सैक्टर -5, पंचकूला 


मनसा देवी कम्पलैक्स, 
पंचकूला 


2 . 


सैक्टर-2, मनसा देवी कम्पलैक्स 


पंचकूला 


पंचकूला 


सैक्टर -5 , पंचकूला 


मनसा देवी कम्पलैक्स, 
पंचकूला 


3 . 


सैक्टर -3, मनसा देवी कम्पलैक्स 


पंचकूला 


पंचकूला 


सैक्टर-5, पंचकूला 


मनसा देवी कम्पलैक्स, 
पंचकूला 


4 . 


सैक्टर -4, मनसा देवी कम्पलैक्स 


पंचकूला 


पंचकूला 


सैक्टर-5, पंचकूला 


मनसा देवी कम्पलैक्स, 


पंचकूला 


5 . 


पंचकूला 


पंचकूला 


सैक्टर -5, मनसा देवी कम्पलैक्स 
(फेस I, II ; III) 


सैक्टर -53 पंचकूला 


मनसा देवी कम्पलैक्स , 
पंचकूला 


6 . 


सैक्टर -6, मनसा देवी कम्पलैक्स 


पंचकूला 


पंचकूला 


सैक्टर -5 , पंचकूला 


मनसा देवी कम्पलैक्स , 
पंचकूला 


7 . 


गांव महादेवपुरा 


पंचकूला 


पंचकूला 


सैक्टर -5, पंचकूला 


मनसा देवी कम्पलैक्स, 
पंचकूला 


8 . 


गांव सकेतड़ी 


पंचकूला 


पंचकूला 


सैक्टर -5, पंचकूला 


मनसा देवी कम्पलैक्स , 
पंचकूला 


9 . 


गांव भैंसा टिब्बा 


पंचकूला 


पंचकूला 


सैक्टर -5 , पंचकूला 


मनसा देवी कम्पलैक्स. 
पंचकूला 


कृष्ण मोहन , 
वित्तायुक्त एवं प्रधन सचिव, 
हरियाणा सरकार , गृह विभाग । 


... 


594... 


HARYANA GOVT. GAZ., SEPT. 8, 2009 (BHDR . 17, 1931 SAKA ) 


[ PARTI 


गृह विभाग 


दिनांक 28 अगस्त , 2009 


संख्या 16 /22/ 2009-4एच ० जी ० I.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम 2), की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नया महिला पुलिस थाना अर्थात् भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय महिला 
पुलिस थाना खानपुर कलां, जिला सोनीपत को बनाने की घोषणा करते हैं तथा आगे नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में वर्णित पुलिस थानों के 
स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता से उसे निकालते हुए तथा उक्त अनुसूची के खाना 4 में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता में उसे 
शामिल करते हुए खाना 2 में वर्णित तहसील तथा जिला सोनीपत के स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता का विस्तार करते हैं : 

अनुसूची 
क्रम शामिल किये गये क्षेत्र का नाम 

पुलिस थाना जिसमें से 

नया पुलिस थाना जिसमें 
संख्या 

स्थानीय क्षेत्र निकाला स्थानीय क्षेत्र शामिल 
जाना है 

किया जाना है 


1 


2 


3 


4 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र 


( ) 


. 


गोहाना 


सोनीपत 


सदर गोहाना 


सभी अपराधों के संबंध में गांव . 
खानपुर कलां का सम्पूर्ण क्षेत्र 
जिसमें भक्त फूल सिंह महिला 
विश्वविद्यालय स्थित है । 


भक्त फूल सिंह महिला 
विश्वविद्यालय, महिला 
पुलिस थाना खानपुर कलां 


2 . 


गोहाना 


सोनीपत 


सदर गोहाना 


भक्त फूल सिंह महिला 
विश्वविद्यालय, महिला 
पुलिस थाना खानपुर कला 


सभी अपराधों के संबंध में गांव 
भैंसवाल का वह क्षेत्र जिसमें 
भक्त फूल सिंह महिला 
विश्वविद्यालय, खानपुर कलां 
का भाग जिसमें दक्षिणी 
ब्लाक स्थित है , भी शामिल है । 


कृष्ण मोहन , 
वित्तायुक्त एवं प्रधन सचिव, 
हरियाणा सरकार, गृह विभाग । 


HOME DEPARTMENT 


The 28th August, 2009 


No. 16/22 / 2009-4HG-I.--In exercise of the powers conferred byclause (s) of Section 2 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 ( Act 2 of 1974 ), the Governor of Haryana hereby declares the creation of a new Women Police Station 
i.e. Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidalya Women Police Station , Khanpur Kalan , district Sonepat and further 
extends the local area jurisdiction of tehsil and district Sonipat enumerated in column 2 of the Schedule given below by 
excluding the same from the local area jurisdiction of the police stations mentioned in column 3 thereof and including 
the same in the local area jurisdiction of police station mentioned in column 4 of the said Schedule : 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT. 8 , 2009 (BHDR . 17 , 1931 SAKA ) 


595 


Schedule 


. 


Name of the area included 


Sr. 
No. 


Police station from 
which local area is 
to be excluded 


Police Station in 
which local area is 
to be included 


1 


2 


3 


4 


Tehsii 


District 


Area 


(i) 


1 . 


Gohana 


Sonepat 


Sadar Gohana 


Whole area of Village 
Khanpur Kalan in which 
Bhagat Phool Singh 
Mahila Vishwavidalaya is 
located in respect of all 
offences under IPC and 
Local and Special Laws. 


Bhagat Phool Singh 
Mahila Vishwavidalaya , 
Women Police Station , 
Khanpur Kalan . 


2 . 


Gohana 


Sonepat 


Sadar Gohana 


Bhagat Phool Singh 
Mahila Vishwavidalaya, 
Women Police Station , 
Khanpur Kalan. 


That area of Village 
Bhanswal in which 
Part of Bhagat Phool Singh 
Mahila Vishwavidalaya 
Khanpur Kalan included 
south block in located in 
respect of all offences 
under IPC and Local and 
Special Laws . 


KRISHNA MOHAN , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government, Haryana , Home Department. 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 27th August, 2009 


No. 1660 -Agri. Sec. (3 )-2009/12559 .-- The Governor of Haryana is pleased to constitute a State Project 
Sanctioning - cum -Monitoring Committee (PSMC ) for identification , recommending project proposals and monitoring 
of the project in the State asper the Guidelines of NationalProject on Management of SoilHealth and Fertility (NPMSF ) 
issued by the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture , Government of India , with the 
following compositions: -- 


1 . 


Chairman 


Financial Commissioner and Principal Secretary to Government of Haryana , 
Agriculture Department. 


2 . 


Director of Agriculture , Haryana , Panchkula . 


Member 


3 . 


Additional Director of Agriculture ( SC ). 


Member 


4 . 


Joint Director of Agriculture ( QC ). 


Member 


5 . 


Representative of ICAR . 


Member 


6 . 


Member 


Representative of Chaudhary Charan Singh , Haryana 
Agriculture University, Hissar . 


7 . 


Representative of KRIBHCO , Chandigarh ( Fert. Indus.). 


Member 


8 . 


Joint Director of Agriculture ( Soil Testing ). 


Member Secretary 


596 


HARYANA GOVT . GAZ ., SEPT . 8, 2009 ( BHDR. 17, 1931 SAKA) 


[ PARTI 


The main functions of the State PSMC shall be : 
( i) To examine and scrutinize proposal received from Department of Agriculture , State Agricultural Universities 

(SAU ), Public - Private - Partnership (PPP ), NGOs, Fertilizer Industries, Co -operatives/Private Entrepreneurs 

etc. 
(ii) To make recommendations to the Department of Agriculture and Cooperation (DAC ), Government of 

India . 


ROSHAN LAL , 


Chandigarh : 
The 26th August, 2009 . 


Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government, Haryana , Agriculture Department. 


महिला एवं बाल विकास विभाग 


दिनांक 19 अगस्त , 2009 
4 

क्रमांक 1719- एसडब्ल्यू०(3).-7 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना क्रमांक 1710 एसडब्ल्यू०(3) -2007 के अधिक्रम में तथा घरेलू 
हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 8 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत हरियाणा 
के राज्यपाल, जिला मेवात, करनाल, रोहतक, सिरसा, गुड़गांव, अम्बाला, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, फरीदाबाद, रिवाड़ी, कैथल, यमुनानगर, 
झज्जर , जीन्द, पानीपत, हिसार , पंचकूला, महेन्द्रगढ़, फतेहाबाद में दिनांक 17 नवम्बर, 2008 से तीन वर्षों के कार्यकाल हेतु संविदा आधार पर 
संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ( पीपीओ) की नियुक्ति करते हैं । संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी उक्त अधिनियमों तथा उनमें 
निहित नियमों के अन्तर्गत अपने संबंधित जिला क्षेत्र में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अपने कर्तव्यों का पालन करेगा । जिला फरीदाबाद का 
पीपीओ फरीदाबाद तथा पलवल जिले में अपनी शक्तियों एवं कर्तव्यों का पालन करेगा । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 9 जून , 2009 


शकुंतला जाखू, 

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, 
हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग । 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 


The 19th August , 2009 


No. 1719 -SW( 3).- In supersession of 7th December, 2007 notification No. 1710-SW( 3)-2007 and in exercise of 
the powers conferred under Section 8 of the Protection ofWomen from Domestic Violence Act, 2005 and Section 16 of 
the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 , the Governor of Haryana is pleased to appoint Protection -cum - Child 
Marriage Prohibition Officer (PPO ), District Mewat, Karnal, Rohtak , Sirsa , Gurgaon , Ambala , Bhiwani, Kurukshetra , 
Sonepat, Faridabad , Rewari, Kaithal, Yamunanagar, Jhajjar, Jind , Panipat, Hisar, Panchkula ,Mehendergarh, Fatehabad 
on contract basis for a period of three years with effect from 17th November , 2008. The Protection - cum -Child Marriage 
Prohibition Officers shall exercise of powers and perform the duties, conferred upon them by or under the above 
enactments and the rules made thereunder , in the area failing within their respective . District. The PPO in District 
Faridabad shall exercise power and perform the duties within Districts of Faridabad and Palwal till PPO is appointed in 
Palwal. 


SHAKUNTLA JAKHU , 


Chandigarh : 
The 9th June, 2009 


Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government, Haryana, 
Women and Child Development Department. 


